निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 कार्तिक 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 907 ) पटना , शुक्रवार , 5 नवम्बर 2021 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 


5 नवम्बर 2021 


सं ० 3 / एम0-61 / 2019-13239 / सा ० प्र ० — सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय सेवा , 
बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा एवं बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के पदों , जिनके अनुशासनिक प्राधिकार अपर 
मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग हैं , के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण नियंत्रण 
एवं अपील ) नियमावली , 2005 के नियम -24 एवं 28 के प्रावधानों के तहत क्रमशः अपीलीय प्राधिकार एवं अपीलीय 
प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण प्राधिकार निम्नवत् विनिर्दिष्ट किया जाता है 


. 


क्र ० 
सं ० 


सेवा 


पदनाम 


अनुशासनिक प्राधिकार 


अपीलीय 
प्राधिकार 


अपीलीय प्राधिकार के 
आदेश के विरुद्ध 

पुनरीक्षण हेतु 
पुनरीक्षण प्राधिकार 


1 . 


बिहार सचिवालय सेवा 


सहायक 


अपर मुख्य सचिव / 
प्रधान सचिव / सचिव , 
सामान्य प्रशासन विभाग 


सदस्य , राजस्व 

पर्षद 


माननीय मंत्री , 
सामान्य प्रशासन 

विभाग 


2 . 


बिहार सचिवालय 
आशुलिपिक सेवा 


( i ) आशुलिपिक 
( ii ) निजी सहायक 


अपर मुख्य सचिव / 
प्रधान सचिव / सचिव , 
सामान्य प्रशासन विभाग 


सदस्य , राजस्व 

पर्षद 


माननीय मंत्री , 
सामान्य प्रशासन 

विभाग 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 नवम्बर 2021 


क्र ० 
सं 0 


सेवा 


पदनाम 


अनुशासनिक प्राधिकार 


अपीलीय 
प्राधिकार 


अपीलीय प्राधिकार के 
आदेश के विरुद्ध 

पुनरीक्षण हेतु 
पुनरीक्षण प्राधिकार 


3 . 


बिहार सचिवालय 
लिपिकीय सेवा 


( i ) निम्नवर्गीय लिपिक 


प्रशासी विभाग के अपर 

मुख्य सचिव / 
प्रधान सचिव / सचिव 


सदस्य , राजस्व 

पर्षद 


प्रशासी विभाग के 
माननीय मंत्री 


( ii ) उच्च वर्गीय लिपिक 


2 . 


पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को उक्त हद तक संशोधित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


- 


चंचल कुमार , 


सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 907-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


